Regd . No . CHD/0093 / 2015 - 2017 


सत्यमेव जयते 


सरकार 


MALA 


ताया 


AIDYA 


ANA- 4 


00 
/ 
1 
. 


VT 
. 


MARYA 


Haryana Government Gazette 

EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


No . 65 - 2017/ Ext.] CHANDIGARH, MONDAY , APRIL 17 , 2017 (CHAITRA 27, 1939 SAKA) 


हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 17 अप्रैल , 2017 
संख्या. 18 / 43 / 2017 - 3क1: - हरियाणा नगर पालिका वार्ड परिसीमन नियमावली, 1977 के नियम - 9 के उपबन्धों के 
अनुसरण में तथा इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश / अधिसूचना को निरस्त करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल द्वारा नगर 
पालिका, जुलाना, जिला - जीन्द के वार्डों के परिसीमन हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव उन व्यक्तियों की जानकारी हेतु प्रकाशित 
करते हैं , जिनको इससे प्रभावित होने की सम्भावना है । 

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की अवधि समाप्ति 
पर या इसके पश्चात् सरकार , ऐसे आक्षेपों अथवा सुझावों, यदि कोई हो , जो प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार , शहरी स्थानीय 
निकाय विभाग / निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा, पंचकुला द्वारा उपायुक्त, जीन्द के माध्यम से विनिर्दिष्ट अवधि की 
समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जायें, विचार करेगी । 

सीमाओं की अनुसूची 
वार्ड नं0 01 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर जहां नगरपालिका की उत्तरी पश्चिमी सीमा से आरम्भ होकर सीमा के साथ - साथ 
जाते हुए जीन्द रोहतक रोड़ तक , जीन्द रोहतक रोड़ से नगर पालिका सीमा के साथ - साथ जाते हुए फतेहगढ रोढ को पार 
करते हुए नगर पालिका की पूर्वी सीमा तक पूर्वी सीमा के कोणे से दक्षिण की तरफ सीमा के साथ - साथ जाते हुए जीन्द 
रोहतक रोड़ तक जीन्द रोहतक रोड़ को पार करते हुए सीमा के साथ - साथ चलते हुए चत्तर सिंह नाई के मकान तक , चत्तर 
सिंह के मकान से संजय सुपुत्र धर्मपाल के मकान तक, संजय के मकान से उत्तर की तरफ मुड़ते हुए देशराम भगत के मकान 
के आगे से होते हुए जीन्द रोहतक रोड़ तक, जीन्द रोहतक रोड़ पर जीन्द की तरफ चलते हुए हांसी रोड़ तक हांसी रोड़ पर 
चलते हुए रेलवे फाटक को पार करते हुए मालवी रोड़ पर जयपाल सुपुत्र धर्मा के मकान से दक्षिण में मुड़ते हुए रमेश सुपुत्र 
धर्मसिंह के मकान के सामने से होते हुए रोहताश के मकान तक रोहताश के मकान से पश्चिम दिशा में मुड़ते हुए हवासिंह के 
मकान तक , हवासिंह के मकान से उत्तर दिशा में मुड़ते हुए मालवी रोड़ तक मालवी रोड़ पर पश्चिम दिशा में चलते हुए नगर 
पालिका की पश्चिमी सीमा तक सीमा से उत्तर की तरफ मुड़ते हुए पश्चिमी सीमा के साथ - साथ उत्तर की तरफ चलते हुए 
उत्तरी पश्चिमी सीमा के कोणे तक , जोकि आरम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0 02 : - जीन्द रोहतक रोड़ के उस बिन्दु से आरम्भ होकर जहां हांसी की तरफ रोड़ जाता है रोहतक की तरफ चलते 
हुए फतेहगढ़ रोड़ के चौक तक फतेगढ़ रोड़ के चौक से दक्षिण दिशा में मुड़ते हुए देशराम भगत के मकान के आगे से होते 
हुए संजय सुपुत्र धर्मपाल के मकान तक , संजय के मकान से उमेद सिंह सुपुत्र श्री रणसिंह के मकान तक जो कि नगरपालिका 
की सीमा के साथ लगता है उमेद सिह के मकान से सीमा के साथ - साथ दक्षिण दिशा में चलते हुए महाबीर सुपुत्र हीरालाल के 
मकान तक, महाबीर के मकान से तीर्थराम के मकान के आगे से होते हुए अनाज डिप्पो तक अनाज डिप्पो से उत्तर दिशा में 


(946 ) 


946 


___ HARYANA GOVT. GAZ . ( EXTRA.), APR. 17 , 2017 ( CHTR. 27, 1939 SAKA) 


चलते हुए धोली चौपाल के आगे से चलते हुए भलेसिंह सुपुत्र मुन्नीलाल के मकान तक भलेसिंह के मकान से जोहड के बीच 
वाले रोड से होते हुए हॉसी रोड के संगम तक हाँसी रोड़ से जीन्द रोहतक रोड़ की तरफ मुडते हुए जीन्द रोहतक रोड़ के 
संगम तक, जोकि आरम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0 03 : - हॉसी रोड़ से जोहड़ के बीच वाले रोड़ से पूर्व दिशा में चलते हुए रामकुमार सुपुत्र टेकराम लाठर के मकान 
तक रामकुमार के मकान से दक्षिण की तरफ मुड़ते हुए धौली चौपाल के आगे से होते हुए महाबीर सुपुत्र हीरालाल के मकान के 
आगे से होते हुए नगरपालिका की सीमा के साथ - साथ होते हुए मास्टर पुस्कर के मकान तक जो कि सीमा के साथ लगता है 
मास्टर पुस्कर के मकान से सीमा के साथ - साथ दक्षिण दिशा में जाते हुए मदन पण्डित के मकान तक, मदन पण्डित के मकान 
से पश्चिम दिशा में चलते हुए रामभगत के मकान के आगे से होते हुए बलबीर के मकान तक बलबीर के मकान से दक्षिण 
दिशा में मुड़ते भूपसिंह के मकान तक, भूपसिंह के मकान से पश्चिम दिशा में मुड़ते हुए जयभगवान सुपुत्र हवासिंह के मकान 
तक जयभगवान के मकान से पूर्व दिशा में मुड़ते हुए कुलवीर सिंह के मकान तक , कुलवीर के मकान से धर्मबीर के मकान तक , 
धर्मबीर के मकान से कटारा नम्बरदार के मकान तक, कटारा नम्बरदार के मकान से गर्ल स्कूल के साथ - साथ पश्चिम दिशा में 
चलते हुए ब्राहमण धर्मशाला हॉसी रोड़ के संगम तक, हॉसी रोड़ से जीन्द रोहतक रोड़ की तरफ जाते हुए जोहड़ वाले रोड़ के 
संगम तक , जोकि आरम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0 04 : - बलबीर सिंह के मकान से पूर्व दिशा में चलते हुए रामभगत के मकान के आगे से होते हुए रणबीर सिंह वकील 
के मकान तक रणबीर सिंह के मकान से सीमा के साथ - साथ पूर्व दिशा में चलते हुए बिन्द्र सुपुत्र टेकराम के मकान तक बिन्द्र 
के मकान से नगरपालिका सीमा के साथ - साथ दक्षिण दिशा में चलते हुए सूरजमल सुपुत्र जोगीराम के मकान तक सूरजमल के 
मकान से सीमा के साथ - साथ आजाद के मकान के आगे से होते हुए अनिल परूथी एम सी के मकान तक, अनिल परूथी के 
मकान से उत्तर दिशा में चलते हुए कुलबीर के मकान तक , कुलबीर के मकान से पश्चिम दिशा में चलते हुए जयभगवान सुपुत्र 
हवासिंह के मकान तक , जयभगवान के मकान से पूर्व दिशा में चलते हुए भूपसिंह के मकान तक , भूपसिंह के मकान से उत्तर 
दिशा में चलते हुए बलबीर सिंह के मकान तक, जोकि आरम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0 05 : - गुरूदेव के मकान से दक्षिण पूर्व में चलते हुए राज के मकान तक, राज के मकान से अनिल परूथी के मकान 
तक, अनिल परूथी के मकान से पूर्व दिशा में चलते हुए जयपाल सुपुत्र भगवाना के मकान तक जो कि नगर पालिका सीमा के 
साथ लगता है जयपाल के मकान से सीमा के साथ - साथ दक्षिण दिशा में चलते हुए पुरानी अनाज मंडी रोड़ के संगम तक , 
पुरानी अनाज मंडी रोड़ से पश्चिम दिशा में चलते हुए दीपक गारमेंटस दुकान तक दीपक गारमेंट से उत्तर दिशा में मुड़ते हुए 
सरकारी स्कूल के पश्चिमी कोणे तक सरकारी स्कूल के कोणे से पूर्व दिशा में मुड़ते हुए गिरधर के मकान तक , गिरधर के 
मकान से उत्तर दिशा में मुड़ते हुए आर एम लाठर के मकान तक , आर एम लाठर के मकान से पूर्व दिशा में चलते हुए जांगड़ा 
फर्नीचर की दुकान तक , जांगड़ा फर्नीचर से उत्तर दिशा में चलते हुए गुरूदेव के मकान तक, जोकि आरम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0 06 : - हॉसी रोड़ ब्राहमण धर्मशाला से पूर्व दिशा में चलते हुए जोगीन्द्र पण्डित के मकान तक, जोगीन्द्र पण्डित मकान 
से दक्षिण दिशा में चलते हुए जीवन सिंह के मकान तक, जीवन सिंह के मकान से पश्चिम दिशा में चलते हुए दिलबाग सिंह के 
मकान तक दिलबाग सिंह के मकान से दक्षिण दिशा में चलते हुए आर एम लाठर के मकान के सामने से पश्चिम दिशा में मुड़ते 
हुए सरकारी स्कूल के सामने से होते हुए शर्मा बिल्डिग स्पलायर की दुकान के काणे तक शर्मा बिल्डिग सपलायर से उत्तर 
दिशा में चलते हुए बालाजी मैडीकोज हॉसी रोड़ तक, हॉसी रोड़ पर पूर्व दिशा में चलते हुए ब्राहम्ण धर्मशाला तक , जोकि 
आरम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0 07 : - अंजनी हॉस्पीटल से पूर्व दिशा में चलते हुए सरकारी स्कूल के पश्चिमी कोणे तक, स्कूल के कोणे से दक्षिण 
दिशा में चलते हुए दीपक गारमेंटस अनाज मंडी रोड़ तक अनाज मड़ी रोड़ से मंडी तरफ चलते हुए प्रभात की लाण्डरी तक , 
प्रभात की लाण्डरी से दक्षिण दिशा में चलते हुए शिगला स्टील के कोणे तक, शिगला स्टील से पश्चिम दिशा में चलते हुए 
रमेश सुपुत्र मोती राम के मकान तक , रमेश के मकान से मंडी के बीच वाले रोड़ से उत्तर दिशा में चलते हुए अंजनी हॉस्पीटल 
के कोणे तक , जोकि आरम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0 08 : - हांसी रोड़ रेलवे फाटक से आरम्भ होकर हॉसी रोड़ पर पूर्व दिशा में चलते हुए बाला जी मेडीकोज के कोणे 
तक, बाला जी मेडीकोज से दक्षिण दिशा में मण्डी के बीच वाली रोड़ से होते हुए महाबीर सुपुत्र श्री माँगेराम के मकान से पूर्व 
दिशा में चलते हुए राजकुमार के मकान तक, राजकुमार के मकान से दक्षिण दिशा में चलते हुए अशोक सुपुत्र श्री विजय कुमार 
के मकान तक , अशोक कुमार के मकान से पश्चिम दिशा में चलते हुए दोरड़ रोड़ शामू सुपुत्र रामकरण के मकान तक, शामू के 
मकान से दोरड रोड़ पर चलते हुए दोरड़ रोड़ रेलवे फाटक , रेलवे फाटक के साथ - साथ उत्तर दिशा में चलते हुए रेलवे 
फाटक हॉसी रोड़ के कोणे तक , जोकि आरम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0 09 : - मण्डी गेट महाबीर सुपुत्र मांगेराम के मकान से आरम्भ होकर पूर्व दिशा में चलते हुए सिंगला स्टील के कोणे 
तक , सिंगला स्टील से उत्तर दिशा में चलते हुए प्रभात लोडरी मण्डी रोड़ के संगम तक , मण्डी रोड पर पूर्व दिशा में चलते हुए 
सुरेश मोबाईल व घड़ी की दुकान दुर्गा मंदिर रोड़ के संगम तक दुर्गा मंदिर रोड़ पर दक्षिण दिशा में चलते हुए सुनील दलाल 
के मकान के सामने वाले कोणे तक, सुनील दलाल के मकान से पश्चिम दिशा में चलते हुए चॉदराम सुपुत्र रूपसिंह के मकान 
तक, चॉदराम के मकान से उत्तर दिशा में चलते हुए महेन्द्र सुपुत्र सुंदर के मकान के सामने से पश्चिम दिशा में चलते हुए 
अनाज डिप्पों के कोणे तक, अनाज डिप्पों से उत्तर दिशा में चलते हुए संजय सुपुत्र मदन लाल के मकान के कोणे तक , संजय 
के मकान से पश्चिम दिशा में चलते हुए लाला हरगूलाल के मकान के कोणे तक, लाला हरगूलाल के मकान से मण्डी की तरफ 
चलते हुए महाबीर सुपुत्र मांगेराम के मकान तक , जोकि आरम्भिक बिन्दू है । 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA.), APR. 17 , 2017 ( CHTR. 27, 1939 SAKA ) 


947 


वार्ड नं0 10 : - मण्डी रोड़ सुरेश मोबाईल व घड़ी वाली दुकान के सामने से आरंभ होकर मण्डी रोड़ पर पूर्व दिशा में चलते 
हुए नगरपालिका सीमा से दक्षिण दिशा में चलते हुए विजेन्द्र सुपुत्र चिरंजीलाल के मकान , विजेन्द्र के मकान से सीमा के 
साथ - साथ पूर्व दिशा में चलते हुए फूलसिंह सुपुत्र मीलूराम के मकान तक, फूलसिंह के मकान से सीमा के साथ - साथ दक्षिण 
दिशा में चलते हुए रामकुमार के मकान तक , रामकुमार के मकान से सीमा के साथ - साथ पूर्व दिशा में चलते हुए बेरिवाल 
प्रजापत के मकान तक , बेरिवाल प्रजापत के मकान से सीमा के साथ - साथ दक्षिण दिशा में चलते हुए कुलदीप सुपुत्र 
सतबीर सिंह, कुलदीप के मकान से पश्चिम दिशा में चलते हुए पंडित सत्यनारायण के मकान तक, पंडित सत्यनारायण के 
मकान से बलजीत सुपुत्र मुंशीराम के मकान तक , बलजीत सुपुत्र मुंशीराम के मकान से सूबेदार रणधीर सिंह के मकान तक , 
सूबेदार रणधीर सिंह से दक्षिण दिशा में चलते हुए मदन सुपुत्र सुकलाल के मकान तक , मदन सुपुत्र सुकलाल के मकान से 
पश्चिम दिशा में चलते हुए धर्मबीर सुपुत्र हरिसिह के मकान के आगे से होते हुए महाबीर सिंह लाठर के मकान के कोने तक , 
जो कि रजबाहा के साथ लगता है । रजबाहे को पार करते हुए उत्तर दिशा में चलते हुए हीना ब्यूटी पार्लर के सामने वाले कोने 
तक, हीना ब्यूटी पार्लर से पश्चिम दिशा में चलते हुए पंडित कवर सिंह के मकान के कोने तक , पंडित कवर सिंह के मकान से 
दुर्गा मंदिर रोड़ पर उत्तर दिशा में चलते हुए मण्डी रोड के संगम तक, जोकि आरम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0 11 : - दौरड रोड़ श्यामू सुपुत्र रामकरण के मकान से आरंभ होकर पूर्व दिशा में चलते हुए महेन्द्र सुपुत्र सुंदर सिंह 
के मकान तक , महेन्द्र सुपुत्र सुंदर सिंह के मकान से दक्षिण दिशा में चलते हुए श्यामलाल के मकान तक, श्यामलाल के मकान 
से पूर्व दिशा में चलते हुए सुनील दलाल के मकान तक , सुनील दलाल के मकान से दुर्गा मंदिर रोड़ पर उत्तर दिशा में चलते 
हुए रामगोपाल सुपुत्र हरिकेश के मकान तक , रामगोपाल के मकान से पूर्व दिशा में चलते हुए हीना ब्यूटी पार्लर के कोने तक , 
हीना ब्यूटी पार्लर से रजबाहा पार करते हुए महाबीर सिंह लाठर के मकान के कोने तक , महाबीर सिंह लाठर के मकान के पीछे 
से होते हुए पूर्व दिशा में चलते हुए दयाराम सुपुत्र श्रीचंद के मकान के कोने तक , दयाराम के मकान से उत्तर दिशा में चलते 
हुए सूबेदार रणधीर सिंह के मकान तक, सूबेदार रणधीर सिंह के मकान से पूर्व दिशा में चलते हुए बलजीत सुपुत्र मुंशीराम तक, 
बलजीत के मकान से दक्षिण दिशा में चलते हुए पंडित सत्यनाराण के मकान के आगे से पूर्व दिशा में चलते हुए नगरपालिका 
सीमा के कोने तक , नगरपालिका सीमा से सीमा के साथ - साथ दक्षिण दिशा में चलते हुए सीमा के दक्षिणी कोने तक, सीमा के 
दक्षिणी कोने से सीमा के साथ - साथ पश्चिम दिशा में चलते हुए रेलवे लाईन को पार करते हुए दौरड़ रोड़ पर नगरपालिका की 
सीमा तक दौरड रोड़ पर रेलवे फाटक को पार करते हुए श्यामू सुपुत्र रामकरण के मकान के कोने तक, जोकि आरम्भिक बिन्दू 


है । 


वार्ड नं0 12 : - मालवी रोड़ पर नगरपालिका की सीमा से आरम्भ होकर पूर्व दिशा में चलते हुए कच्चे रास्ते तक , कच्चे रास्ते 
से दक्षिण दिशा में चलते हुए हवासिंह के मकान तक, हवासिंह के मकान से पूर्व दिशा में चलते हुए अनूप सिंह के मकान तक , 
अनूप सिंह के मकान से उत्तर दिशा में चलते हुए राजबीर सुपुत्र धर्मा के मकान तक , राजबीर के मकान से पूर्व दिशा में चलते 
हुए काला मिस्त्री ( राजगढ़िया ) के मकान के कोने तक, काला मिस्त्री के मकान से दक्षिण दिशा में चलते हुए राज सुपुत्र 
भालसिंह के मकान के कोने तक, राज के मकान से पश्चिम दिशा में चलते हुए मनफूल सुपुत्र जुगलाल के मकान के पीछे से 
दक्षिण दिशा में चलते हुए राजबीर सुपुत्र रत्न सिंह के मकान तक , राजबीर के मकान से पूर्व दिशा में चलते हुए राजकुमार 
सुपुत्र शीशराम के मकान तक, राजकुमार के मकान से सुरेश सुपुत्र भलेराम के मकान तक , सुरेश के मकान से पूर्व दिशा में 
चलते हुए उमेद सुपुत्र सूरत सिंह के मकान तक, उमेद के मकान से उत्तर दिशा में चलते हुए सतीश सुपुत्र बलवान सिंह के 
मकान तक , सतीश के मकान से पूर्व दिशा में चलते हुए करण सिंह सुपुत्र भरथूराम के मकान तक, करण सिंह के मकान से 
उत्तर दिशा में चलते हुए राजपाल सुपुत्र भगड़ सिंह के मकान तक , राजपाल के मकान से उत्तर दिशा में चलते हुए रेलवे 
बाउण्ड्री के कोने तक , रेलवे बाउण्ड्री के साथ - साथ दौरड रोड़ रेलवे फाटक के कोने तक, दौरड रोड़ पर रोड़ के साथ - साथ 
दौरड की तरफ चलते हुए नगरपालिका सीमा के कोने तक, नगरपालिका सीमा के कोने से सीमा के साथ - साथ पश्चिम दिशा 
में चलते हुए सीमा के पश्चिमी - दक्षिणी कोने तक , पश्चिमी - दक्षिणी कोने से सीमा के साथ - साथ उत्तर दिशा में चलते हुए 
मालवी रोड़ के संगम तक , जोकि आरम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0 13 : - मालवी रोड़ पर कवर सिंह सुपुत्र रूपराम के मकान के कोणे से आरम्भ होकर मालवी रोड़ पर फाटक की 
तरफ चलते हुए रेलवे फाटक तक , रेलवे फाटक से रेलवे की सीमा के साथ - साथ दक्षिण दिशा में चलते हुए राजपाल सुपुत्र 
भगड़सिंह के मकान के कोणे तक, राजपाल के मकान से दक्षिण दिशा में चलते हुए राधे के मकान तक, राधे के मकान से 
पश्चिम दिशा में अजमेर सुपुत्र कालिया के मकान तक , अजमेर के मकान से दक्षिण दिशा में चलते हुए उमेद सुपुत्र सूरतसिंह 
के मकान के सामने से पश्चिम दिशा में चलते हुए रामकुमार सुपुत्र शीशराम के मकान के कोणे तक रामकुमार के मकान से 
पश्चिम दिशा में चलते हुए राजेन्द्र सुपुत्र हरिराम के मकान तक , राजेन्द्र के मकान से उत्तर दिशा में चलते हुए मनफूल सुपुत्र 
जुगलाल के मकान तक मनफूल के मकान से पूर्व दिशा में चलते हुए राज सुपुत्र भालसिंह के मकान तक , राज के मकान से 
उत्तर दिशा में चलते हुए काला मिस्त्री के मकान तक, काला मिस्त्री के मकान से पश्चिम दिशा में चलते हुए राजबीर सुपुत्र 
धर्मा के मकान तक , राजबीर के मकान से दक्षिण दिशा में चलते हुए अनूप सिंह के मकान तक, अनूप सिंह के मकान से 
पश्चिम दिशा में चलते हुए सतीश के मकान तक, सतीश के मकान से उत्तर दिशा में चलते रामफल सुपुत्र जागेराम के मकान 
तक रामफल के मकान से पश्चिम दिशा में चलते हुए रमेश सुपुत्र धर्मसिंह के मकान के सामने से उत्तर दिशा में चलते हुए 
मालवी रोड़ संगम कवर सिंह के मकान तक , जोकि आरम्भिक बिन्दू है । 

आनन्द एम. शरन , 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग । 


948 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), APR . 17 , 2017 (CHTR . 27 , 1939 SAKA ) 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 

Notification 
The 17th April, 2017 


No. 18 /43 / 2017 - 3C1 : - In pursuance of the provision of Rule - 9 of the Haryana Municipal Delimitation of 
Wards Rules, 1977 and in supersession of all previous orders/notification issued in this behalf, the Governor of 
Haryana hereby publish the following proposal for the delimitation of the wards of Municipal Committee, Julana 
District - Jind for information of the persons likely to be affected thereby. 

Notice is hereby given that the proposal will be taken into consideration by the Government on or after the 
expiry of period of 15 days from the date of publication of this order in the official gazette , together with objection 
and suggestion if any , which may be received by the Principal Secretary to Government Haryana , Urban Local 
Bodies Department /Director, Urban Local Bodies, Haryana , Panchkula through Deputy Commissioner , Jind from 
any person in respect of the proposal before the expiry of the period so specified : 

Schedule of Boundaries 
Ward No. 01 :- Starting point is the North -West corner of the M .C . Limit Boundary and then alongwith the M . C . 
Boundary upto the Jind -Rohtak Road . Now from this point along with the M .C . Boundary towards Eastern side 
across Fatehgarh Road upto the Eastern corner of M .C . Boundary . Now from this point along with the M . C Boundary 
towards South side across Jind -Rohtak Road upto the house of Sh . Chatter Singh (Nai) and now from this point to 
the house of Sh . Sanjay S /o Sh . Dharam Pal and from this point towards North across the house of Sh . Deshram 
Bhagat upto Jind -Rohtak Road . Now from this point towards Jind along with road upto Hansi Road and from this 
point towards Hansi across railway crossing upto the house of Sh . Jaipal S /o Sh . Dharma on the village Malvi Road . 
Now from this point towards South across the house of Sh . Ramesh S /o Dharam Singh upto the house of Sh . Rohtash . 
Now from this point towards Western side upto house of Sh . Hawa Singh and then towards Northern side of the 
village Malvi Road and then towards Western side upto the M . C . Boundary and now towards Northern side along 
with the M .C . Boundary upto the starting point which is the North -West corner of M .C . Boundary . 
Ward No. 02 :- Starting point is the Jind - Rohtak Road where the Hansi Road connects . Now from this point toward 
Rohtak along with Jind -Rohtak Road upto Fatehgarh Road Chowk. Now from this point towards Southern side across 
the house of Sh . Deshram Bhagat upto the house of Sh . Sanjay S /o Sh . Dharampal and then upto the house of 
Umed Singh S / o Sh . Ran Singh which is the adjoining the M . C . Boundary . Now along with the M . C . Boundary 
towards Southern side upto the house of Sh . Mahavir S /o Sh . Heera Lal and now across the house of Sh . Tirthram 
upto the Rashan Depot and then towards Northern across Dohli Chopal upto the house of Sh . Bhale Singh S /o Sh . 
Munni Lal and now along with the road between the johar/pond upto the Hansi road and from this point along with 
the road upto the starting point which is the Jind - Rohtak Road . 
Ward No . 03 :- Starting point which is the point on Hansi road where the road between the johar /pond touch the 
Hansi road. From this point towards Eastern side upto the house of Sh . Ramkumar S /o Tek Ram Lather and now 
towards the Southern side across the Dohli Chopal and house of Mahavir S /o Sh . Heera Lal along with M . C 
Boundary upto the house of Master Pushkar which is adjoining the M .C . Boundary . Now from this point along with 
the M . C . Boundary towards Southern side upto the house ofMadan Pandit and now towards Western sides across the 
house of sh . Ram Bhagat upto the house of Sh . Balbir. Now towards Southern sides upto the house of 
Sh . Bhoop Singh and now towards Western side upto the house of Jai Bhagwan S / o Sh . Hawa Singh. Now towards 
Eastern sides upto the house of Kulbir Singh and upto the house of Sh . Dharambir and now upto the house of 
Sh . Katara Numberdar . Now from this point towards Western sides across Girls School upto the Brahman 
Dharamshala which is situated at Hansi Road . And now towards Jind-Rohtak road upto where join the street situated 
between the pond which is the starting point. 
Ward No. 04 :- Starting from the house of Sh . Balbir Singh towards Eastern side across the house of Sh . Ram Bhagat 
upto the house of Sh . Ranbir Singh Advocate. Now towards Eastern side along with the M .C . Boundary upto the 
house of Sh . Bindar S /o Sh . Tek Ram and now towards Southern side along with the M .C . Boundary upto the house 
of Sh . Surajmal S /o Sh . Jogiram . Now along with M .C . Boundary across the house of Sh . Ajad upto the house of 
Sh . Anil Pruthi MC . Now towards Northern side upto the house of Sh . Kulbeer Singh and now towards Western side 
upto the house of Sh . Jai Bhagwan S /o Hawa Singh . Now towards Eastern side upto the house of Sh . Bhoop Singh 
and now towards Northern side upto the house of Sh . Balbir Singh which is the starting point. 
Ward No. 05 :- Starting from the Gurudev towards East - Southern side upto the house of Sh . Raj and now upto the 
house of Sh . Anil Pruthi. Now towards Eastern side upto the house of Sh . Jaipal S /o Sh . Bhagwana which situated at 
M . C . Boundary . Now along with the M .C . Boundary toward Southern side upto the Old Grain Market road and now 
towards Western side upto the shop of Deepak Garments. Now towards Northern side upto the Western corner of 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), APR . 17 , 2017 (CHTR . 27 , 1939 SAKA) 


949 


Govt. School and now towards Eastern side upto the house of Sh . Girdhar and now towards Northern side upto the 
house of R . M . Lathar. Now towards Eastern side upto the Jangra Furniture House and now towards Northern side 
upto the house of Sh . Gurudev which is the starting point. 
Ward No. 06 :- Starting point from the Brahman Dharamshala towards Eastern side upto the house of 
Sh . Joginder Pandit and now toward Southern side upto the house of Jeevan Singh . Now towards Western side upto 
the house of Sh . Dilbag Singh and now towards Southern side in front of house of Sh . R M Lathar. Now towards 
Western side across Govt. School upto the shop of Sharma Building Material and Supplier. Now towards Northern 
side upto the Balaji Medicos which is situated at Hansi Road . Now towards Eastern side upto the Brahman 
Dharamshala which is the starting point. 
Ward No . 07 :- Starting point Anjani Hospital towards Eastern side upto the west corner of Govt. School and now 
towards Southern side upto Deepak Garment on the Anaj Mandi Road . Now towards Grain market upto the Parbhat 
Laundry and then towards Southern side upto the corner of singla steel. Now towards Western side upto the house of 
Sh . Ramesh S / o Motiram . Now from this point along with the road situated between the Grain Market towards 
Northern side upto the Anjani Hospital which is the starting point. 
Ward No . 08 : - Starting point railway crossing Hansi road along with Hansi road towards Eastern side upto Bala Ji 
Medicos and now towards Southern side along with the road between the Grain Market upto the house of 
Sh . Mahabir S /o Mange Ram and towards Eastern side upto the house of Sh . Raj Kumar. Now towards Southern side 
upto the house of Sh . Ashok S /o sh . Vijay kumar and now towards Western side upto the house of 
Sh . Shamu S /o Ram Karan on Deorar Road . Now along with Deorar Road upto railway crossing on Deorar Road . 
Now along with railway crossing towards Northern side upto railway crossing on Hansi road which is the starting 
point. 
Ward No. 09 : - Starting point on the house of Sh . Mahavir S /o Mange Ram at MandiGate towards Eastern side upto 
the corner of Singla Steel and now towards Northern side upto the Parbhat Laundry on Mandi Road and along with 
Mandi Road . Towards Eastern side upto the shop of Suresh Mobile and Watch at Durga Mandir Road . Now towards 
Southern side along with Durga Mandir Road upto the house of Sh. Sunil Dalal. Now towards Western side upto the 
house of Sh. Chand Ram S /o Sh . Roop Singh and now towards Northern side upto the house of Sh . Mahender S /o 
Sunder. Now towards Western side upto the corner of Anaj Depot and now towards Northern side upto corner of 
house of Sh . Sanjay S / o Sh . Mandan Lal. Now towards Western side upto the house of Sh . Lala Hargu Lal and now 
towards grain market upto the house of Sh . Mahavir S /o Mange Ram which is the starting point. 
Ward No. 10 :- Starting point the shop of Suresh Mobile and Watch at Durga MandiRoad towards Eastern side upto 
the M .C . Boundary and then towards Southern side upto the house of Sh . Vijender S / o Sh . Chiranji Lal from this 
point along with the M .C . Boundary towards eastern side upto the house of Sh. Phool Singh S /o Millu Ram and then 
along with the M . C . Boundary towards Southern side upto the house of Sh . Ram Kumar after it along with the M . C . 
Boundary towards Eastern side upto the house of Sh . Beriwal Parjapat then along with MC Boundary towards 
Southern side upto the house of Sh . Kuldeep S / o Sh . Satbir Singh and then upto the house of Sh . Sat Narayan Pandit . 
From this point to the house of Sh . Baljit S / o Munshi Ram . Now from this point to the house of Sh . Subedar Randhir 
Singh and then towards Southern side upto the house of Sh . Madan S / o Sukhlal. Now towards Western side across 
the house of Sh . Dharambir S /o Hari Singh upto the house of Sh . Mahavir Singh Lathar which is situated and 
adjoining the minor and across the minor towards Northern side upto the corner of Heena Beauty Parlour. From this 
point towards Western side upto the house of Sh . Kanwar Singh Pandit and from this point along with the Durga 
Mandir Road Towards Northern side upto the Mandi Road which is the starting point. 
Ward No. 11 :- Starting point is the house of Sh . Shamu S /o Ramkaran situated at Dorar Road and the towards 
Eastern side upto the hosue of Sh . Mahender S / o Sh . Sunder Singh . Now from this point towards Southern side upto 
the house of Sh . Sham Lal. Now towards Eastern side upto the house of Sh . Sunil Dalal. From this point along with 
the Durga Mandir Road towards Northern side upto the house of Sh . Ram Gopal S /o Sh . Harikesh and then towards 
Eastern side upto the Heena Beauty Parlour. Now from this point across the minor upto the house of Sh . Mahabir 
Singh Lathar and now behind the house of Mahabir Singh Lathar towards Eastern side upto the house of 
Sh . Dayaram S /o Sh . Shri Chand . Now from this point towards Northern side upto the house of Subedar 
Sh . Randhir Singh and now towards Eastern side upto the house of Baljit Singh S /o Munshi Ram . Now from this 
point towards Southern side upto the house of Pandit Sat Narayan and then towards Eastern side upto the M . C . 
Boundary and then along with M .C Boundary towards Southern side M .C . Boundary . Now towards Western side 
along with M .C . Boundary across railway line upto the M .C . Boundary at Deorar Road then across the railway 
crossing along with Deorar Road upto the house of Sh . Shamu S /o Sh . Ram Karan which is the starting point. 
Ward No . 12 :- Starting point where the M .C . Boundary touch the Malvi Road and now towards Eastern side upto 
the Katcha Rasta . Now towards Southern side upto the house of Sh . Hawa Singh . Now from this point towards 
Eastern side upto the house of Sh . Anoop Singh and then towards Northern side upto the house of Sh . Rajbir S / o 
Dharma. Now from this point towards Eastern side upto the house of Sh . Kala Mistri (Rajgarhia ). And then towards 


950 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), APR . 17 , 2017 (CHTR . 27 , 1939 SAKA ) 


Southern side upto the house of Raj S /o Bhal Singh and then towards Western side behind the house of Sh . Manphool 
S /o Juglal and then towards Southern side upto the house of Rajbir S /o Sh . Ratan Singh . Now towards Eastern side 
upto the house of Sh . Rajkumar S /o Sh . Sheesh Ram and then upto the house of Sh . Suresh S /o Sh Bhale Ram . Now 
towards Eastern side house of Umed S /o Sh . Surat Singh and then towards Northern side upto the house of Satish S /o 
Sh . Balwan Singh . Now towards Eastern side upto the house of Sh . Karan Singh S /o Bharthu Ram and then towards 
Northerns side upto the house of Rajpal S / o Sh . Bhagar Singh . Now towards Northern side upto the corner of railway 
Boundary upto the railway crossing and Dorar Road . Now along with Dorar Road towards Dorar upto the M .C . 
Boundary and now along with M . C Boundary towards Western side upto the South -Western corner of M . C . 
Boundary . Now from this point along with M .C . Boundary towards Northern side upto Malvi Road which is the 
starting point. 
Ward No. 13 :- Starting point is the house of Sh . Kanwar Singh S / o Roop Ram situated at Malvi Road along with 
Malvi Road upto the railway crossing and then along with M .C . Boundary towards Southern side upto the house of 
Sh . Rajpal S /o Sh . Bhagar Singh . Now towards Southern side upto the house of Sh . Radhey and now towards 
Western side upto the house of Sh . Ajmer S /o Sh . Kalia . Now towards Southern side upto the house of Sh . Umed S / o 
Sh . Surat Singh and then towards Western side upto the house Sh . Ram Kumar S / o Sh. Sheesh Ram . Now towards 
Western side upto the house of Rajender S /o Sh . Hari Ram and then towards Northern side upto the house of 
Manphool S /o Sh . Juglal. Now towards Eastern side upto the house of Sh . Raj S /o Sh . Bhal Singh . Now towards 
Northern side upto the house of Sh . Kala Mistri ( Rajgarhia ) and then towards Western side upto the house of Sh . 
Rajbir S /o Dharma. Now towards Southern side upto the house of Anoop and then towards Western side upto the 
house of Satish . Now towards Northerns side upto the house of Ramphal S / o Sh . Jage ram towards Western side upto 
the house of Sh. Ramesh S /o Sh . Dharam Singh . Now towards Northern side upto the house of Sh . Kanwar Singh at 
Malvi Road which is the starting point. 


ANAND M . SHARAN , 
Principal Secretary to Government Haryana , 

Urban Local Bodies Department. 


55214 _ C .S. - H .G .P., Chd . 


